निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YARI 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 40 ) पटना , बुधवार , 15 जनवरी 2020 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

26 दिसम्बर 2019 
सं ० 2 / पी01-20-02 / 2017 गृ0 आ0-11161 -- श्री नीतिन कुमार ( CoBRA), अपर पुलिस 
अधीक्षक , ( अभियान), भोजपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक , ( अभियान), 
कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / पी01-20-02 / 2017 गृ0 आ0-11161 -- श्री अमृतेश कुमार (CRPF), अपर पुलिस अधीक्षक , 
( अभियान), बेगूसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक , ( अभियान), 
लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / पी01-20-02 / 2017 गृ0 आ0-11161-- श्री राजकुमार राज (CRPF), अपर पुलिस 
अधीक्षक , ( अभियान), खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक , ( अभियान ), 
मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / पी01-20-02 / 2017 गृ0 आ0-11161-- श्री विजय शंकर सिंह (CRPF), अपर पुलिस 
अधीक्षक , (अभियान), शिवहर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक , (अभियान), 
मुजफ्फरपुर 

के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / पी01-20-02 / 2017 गृ0 आ0-11161 -- श्री ओम प्रकाश सिंह (CRPF), अपर पुलिस 
अधीक्षक , ( अभियान), बांका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक , ( अभियान), गया 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जनवरी 2020 


सं ० 2 / पी01-20-02 / 2017 गृ0 आ0-11161 -- श्री पवन कुमार उपाध्याय ( CRPF), अपर पुलिस 
अधीक्षक , ( अभियान), लखीसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक, ( अभियान), 
बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 40-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


